निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 604 ) 


13 अग्रहायण 1931 ( श० ) 
पटना , शुक्रवार, 4 दिसम्बर 2009 


विधि विभाग 


शुद्धि - पत्र 

4 दिसम्बर 2009 
एस०ओ० 276 , दिनांक 4 दिसम्बर 2009 — विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 4915 / जे० , दिनांक 2 दिसम्बर 
2009 ( एस०ओ० 274 दिनांक 3 दिसम्बर 2009 द्वारा बिहार गजट में प्रकाशित ) की कंडिका ( ख ) में शब्द 
" बेनीपुर अनुमंडल एवं शब्द " की स्थानीय सीमाओं " के बीच शब्द " एवं बिरौल अनुमंडल " समाविष्ट 
किया जाता है । 

( ii ) अधिसूचना सं0 4915/ जे0 , दिनांक 2 दिसम्बर 2009 ( एस . ओ. 274 दिनांक 3 दिसम्बर 2009 
द्वारा बिहार गजट में प्रकाशित ) को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए । 

( संचिका सं0 ए0 / एक्ट - 4 /07/ 4929 / जे0 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र कुमार मिश्र , 

सचिव । 
4 दिसम्बर 2009 
एस0ओ0 277 एस0ओ0 276 दिनांक 4 दिसम्बर 2009 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद 
बिहार - राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद - 348 के 
खण्ड (3 ) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा। 

( संचिका सं0 - ए0 / एक्ट - 4 / 07/ 4929 / जे0 ) 
बिहार- राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र कुमार मिश्र , 

सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 4 दिसम्बर 2009 


The 4th December 2009 
S . O . 276, dated the 4th December 2009 _ Inthe Departmental notification memo no. 4915/J , 
dated 2nd December 2009 (Published in Bihar Gazette vide S . O . 274 dated 3rd December 2009) in its 
column (b ) at last after words " Benipur Sub -Division " the words " and Biraul Sub - Division " are 
inserted. 

( ii ) Notification memo no . 4915/ J, dated 2nd December 2009 ( Published in Bihar Gazette 
vide S . O . 274 , dated 3rd December 2009) is amended upto this extent. 

( File No. A/ Act -4 / 07/ 4929 ./J. ) 
By Order of the Governor of Bihar, 
RAJENDRA KUMAR MISHRA , 

Secretary to the Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 604 -571 + 100 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette . bih . nic . in 


